रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.- 33004 /99 


. 
. 
. 
. 


. 


. 


:C+::: :::: 

: 


. 
. 


JER: 


4446 


. 
. 


M 


म 


सनगमबजान 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , मई 23 , 2016 / ज्येष्ठ 2 , 1938 
NEW DELHI,MONDAY, MAY 23, 2016 / JYAISTHA 2 , 1938 


सं . 1269 ] 
No . 1269 ] 


कोयला मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 20 मई, 2016 
का . आ .1853 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार , कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 
की उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 
2133( अ), तारीख 28 मई, 2015, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप - खंड (ii), तारीख 6 अगस्त , 2015 में 
प्रकाशित की गई थी , में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् : 
2. उक्त अधिसूचना में, अनुसूची के स्थान पर , निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्: 

“ अनुसूची 
मगध विस्तार - II ( 51.0 एम. टी .वाई ) 

जिला चतरा और लातेहार ( झारखण्ड ) 
(रेखांक संख्यांक आरईवी / 03 / 2016, तारीख 30 मार्च, 2016 ) 
सभी अधिकारः 
ब्लॉक ग्राम 

थाना थाना संख्या जिला क्षेत्र हेक्टेयर में टिप्पणियां 
कुरलौंगा टण्डवा 26 / 183 चतरा । 

23. 54 

भाग 
कुन्डी 

टण्डवा 27 / 184 चतरा 

06.77 

भाग 
आरा बालूमाथ 

55 लातेहार 234. 40 

भाग 
चमातु बालूमाथ 

लातेहार 414.81 

भाग 
फुलबसियाँ 

बालूमाथ 

58 लातेहार 480 . 18 

भाग 
चेटर बालूमाथ 

59 लातेहार 9 .09 

भाग 
सराधु टण्डवा 

चतरा 760 . 73 

भाग 
चमातु बालूमाथ 

लातेहार 255. 18 

भाग 
गणेशपुर 

बालूमाथ 57 लातेहार 

280 .82 

भाग 
कामता 

टण्डवा 

60 चतरा 49 . 29 

भाग 
मासीलौंग 

टण्डवा 

61 चतरा 80 .12 

भाग 
राहम टण्डवा ___ 62 

चतरा 1015. 23 

भाग 
गोन्दा टण्डवा 

63 चतरा 423. 49 

भाग 


| 


| 


56 


29 


56 


4004040404045 


2584 GI/ 2016 


__ (1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


सिदपा 


| 


। 


दहु 


टण्डवा 
टण्डवा 
टण्डवा 
कुलः 


64 
65 
66 


चतरा 
चतरा 
चतरा 


बड़ागाँव 


597. 27 

भाग 
901. 21 

भाग 
76. 93 

भाग 
5609.06 हेक्टेयर ( लगभग) या 

13859. 98 एकड़ ( लगभग ) 


मगध विस्तार - II ( 51.0 एम. टी. वाई ) का सीमा वर्णनः 

ब्लॉक - क 
क - ख - ग - घ 

रेखा, बिन्दु क के ग्राम चेटर से प्रारंभ होकर (प्लाट संख्या 02 ) ग्राम चेटर के बिन्दु ख के माध्यम 
से ( चेटर के विभिन्न प्लाट ) और बिन्दु ग (ग्राम फुलबसिया और चेटर के सम्मिलित सीमा) रेखा से 

गुजरती हुई बिन्दु घ (ग्राम फुलबसिया और चेटर के सम्मलित सीमा रेखा) पर मिलती है । 
घ - ड . - च 

रेखा, बिन्दु घ ग्राम फुलबसिया और चमातु , आरा चमातु के भिन्न - भिन्न प्लॉटों से गुजरती हुई ग्राम 

कुन्डी के बिंदु च पर मिलती है । 
च - छ - क 

रेखा, ग्राम च ग्राम कुन्डी एवं ग्राम कुरलौंगा और ग्राम आरा और कुरलौंगा चमातु एवं चारा के 
सम्मिलित सीमा एवं ग्राम फुलबसिया से गुजरती हुई ग्राम चेटर के प्रारंभिक बिन्दु क पर मिलती है । 

ब्लॉक - ख 
ज - झ - - ट 

रेखा, बिन्दु ज से प्रारंभ होकर ( ग्राम गणेशपुर के प्लॉट संख्या 511) मोहन डूबा नदी और दहु ग्राम 
के भिन्न - भिन्न प्लॉट से गुजरती हुई (बिन्दु झ ), बड़कागाँव (बिन्दु ञ ), ग्राम सिदपा, गोन्दा से 

गुजरती हुई ग्राम राहम के बिन्दु ट पर मिलती है । 
ट - ठ - ड 

रेखा, बिन्दु ग्राम राहम (बिन्दु ट ) और ग्राम राहम के भिन्न -भिन्न प्लॉटों , कामता (बिन्दु ठ ), 

मासीलौंग के भिन्न - भिन्न प्लॉटों से गुजरती हुई ग्राम सराधु के बिन्दु ड पर मिलती है । 
ड – ण - त - थ - द - ज रेखा, बिन्दु ग्राम सराधु (बिन्दु ड और ण ) बिन्दु त (ग्राम चमातु), बिन्दु थ ग्राम चमातु से गुजरती 
हुई ग्राम गणेशपुर के प्रारंभिक बिन्दु ज पर मिलती है ।" 

[ फा . सं. 43015 / 12 / 2015 - पीआरआईडब्ल्यू - 1 ] 

आर. के . सिन्हा, संयुक्त सचिव 
टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्यांक का . आ . 2133 ( अ), तारीख 28 मई, 2015 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II , खंड 3, 

उप - खंड ( ii ), तारीख 6 अगस्त , 2015 में प्रकाशित की गई थी । 


MINISTRY OF COAL 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 20th May, 2016 
S. O . 1853 ( E ) . - In exercise of the powers conferred by sub section ( 1 ) of section 4 of the Coal Bearing Areas 
( Acquisition and Development ) Act, 1957 ( 20 of 1957 ), the Central Government hereby makes the following 
amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Coal, number S . O 2133 ( E ), dated the 28th 
May, 2015 , published in the Gazette of India, Part II ,Section 3 , Sub -section ( ii ), dated the 6th August, 2015 , namely : 
2 . In the said notification , for the Schedule, the following Schedule shall be substituted , namely : 

“ SCHEDULE 
Magadh Expansion-II (51.0 MTY ) 

District- Chatra and Latehar (Jharkhand ) 
( Plan bearing number Rev /03/2016 , dated the 30th March , 2016 ) 
All Rights: 


Block 


Village 


Thana 


District 


Remarks 


A 
A 


Kurlounga 
Kundi 

Ara 
Chamatu 


Tandwa 
Tandwa 
Balumath 
Balumath 


Thana 
number 
26/ 183 
27/ 184 

55 


Chatra 
Chatra 
Latehar 
Latehar 


Area in 
hectares 

23 .54 
06. 77 
234. 40 
414. 81 


PART 
PART 
PART 
PART 


A 


56 


[ 471 II - UUS 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Α 


58 


B 


59 
29 
56 
57 


60 


Phulbasia 

Chetar 
Saradhu 
Chamatu 
Ganeshpur 

Kamta 
Masilong 
Raham 
Gonda 
Sidpa 

Dahu 
Baragaon 


Balumath 
Balumath 

Tandwa 
Balumath 
Balumath 
Tandwa 
Tandwa 
Tandwa 
Tandwa 
Tandwa 
Tandwa 

Tandwa 
Total: 


61 


Latehar 480 . 18 

PART 
Latehar 

09 .09 

PART 
Chatra 760 .73 

PART 
Latehar 255 . 18 

PART 
Latehar 280 .82 

PART 
Chatra 49. 29 

PART 
Chatra 

80 . 12 

PART 
1015 .23 

PART 
Chatra 423 .49 

PART 
Chatra 597 . 27 

PART 
Chatra 901. 21 

PART 
Chatra 

76 . 93 

PART 
5609. 06 hectares ( approximately ) 
or 13859.98 acres ( approximately ) 


Chatra 


64 


B 
B 


66 


Boundary Description of Magadh Expansion II (51 .0 MTY) 


Block - A 


A - B - C - D 


Line starts from ‘ A ’ (Plot no . 02 ) of village Chetar passes through B (different plots 
of Chetar) and C (Comman boundary of village Phulbasia and Chetar) and meets at 
point D (Comman boundary of village Phulbasia and Chetar). 


D - E - F 


Line passes through point D and different plots of village Phulbasia and Chamatu , 
Charra and meets at point F in village Kundi. 


F - G - A 


Line passes through point F of village Kundi and passes through village of Kurlonga 
and comman boundary of village Ara and Kurlonga , Chamatu and Ara and Phulbasia 
and meets at starting point ‘ A ’ in village Chetar. 


Block - B 


H - I - J - K 


Line starts from point ‘H (Plot no . 511 of village Ganeshpur) and passes through bank 
of Mohan Dhhuba Nadi and different plots of village Dahu (at point “ I ) Baragaon (at 
point “ J ) Sidpa Gonda and meets at point ‘ K ’ in village Raham . 


K - L - M 


Line passes through village Raham ( at point ‘K ) and different plots of village Raham , 
Kamta (point L ), Masilong and meets at point ‘M of village Saradhu . 


M - N - O - P - Q - R - H 


Line passes through different plots of village Saradhu (point ‘M and N ) point ‘ O ’ 
( village Chamatu ), point ‘P , in village Chamatu and meets at starting point H in 
village Ganeshpur” . 


[ F . No. 43015 / 12 / 2015 -PRIW - 1 ] 

R . K . SINHA, Jt. Secy. 
Note : The principle notification number S . O . 2133( E ), dated the 28th May , 2015 published in the Gazette of India , 

Extraordinary , part II , Section 3 , Sub -section ( ii ), dated the 6th August, 2015 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


